रजिस्ट्री सं० डी 222 


REGISTERED No . D. 222 


मन्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


सं० 25] 

नई विल्ली, शनिवार, जून 23, 1973/ प्राषाढ़ 2, 1895 
No . 25 ] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1973/ ASADHA 2, 1895 
- - - - - - - - - - - -- 

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation . 
-- - - 

भाग 2 - 3 -उप-सक ( ) 

PART II - Section 3 - Sub-section (i) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोरकर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों मारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए 

साधारण निपम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है । 
General Statutory Rules ( including orders, by - laws etc. of a general character ) issued by the 
Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central 

Authorities (other than the Administrations of Union Territories ). 


3. पद संख्या, वर्गीकरण तथा बेतनमान : 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 5 जून , 1973 
सा . का . नि . 648. - संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति , मंत्रिमण्डल सचि 
पालय , कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में अनुसंधान 
सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के 
लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात : 


उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित 
वेतनमान उपर्यक्स अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये गये 
अनुसार होगा । 
4. भर्ती की पद्धति, आप- सीमा और अन्य अर्हताएं : --- 

उक्त पद से संबंधित भी की पर्धात , आय -सीमा, अर्हताएं 
तथा अन्य मामले उक्स अनुसूची के कालम 5 से 13 सक में दिये 
गये अनसार होंगे । 


5 . अनर्हताः - ऐसा कोई भी व्यक्ति : -- 


1. संक्षिप्त शीर्षक तपा मारम्भ : 
(1) ये नियम कार्मिक और प्रशासनिक सधार विभाग ( अन 

संधान सहायक भर्ती नियम 1973 कहे जा सकेंगे । 


( क ) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह 

का समझौता किया हो जिसकी पत्नी /जिसका पति 
जीवित हो अथवा, 


( 2 ) 


सरकारी गजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से 
लागू होंगे । 


2. अपांग : 


( ख ) जिसने अपनी पत्नी / पति के जीवित रहते किसी ऐसे 

व्यक्ति से विवाह किया हो था विवाह का करार किया 
हो , उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकेगा । 
परना, यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति 
पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने 


ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पद 
पर लागू होंगे । 
33 G.I./ 73 - 1, 

1217 


1218 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 1973 / ASADHA 2, 1895 


[ PART 1] -- 


- 


- - - - - - - - - 


सूपारा किसी भी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन 
नियमों के किसी भी उपबंध से छट दे सकती है । 


वाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह 
की अनुमति दी जा सकती हो और ऐसा करने के अन्य 
आधार भी हो तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम 
के बंधन से छट सकती है । 


6. छट बम की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत 
हो कि छट देना आवश्यक या उचित हाँ तो वह संघ लोक संवा 
आयोग से परामर्श करके लिखित कारणों के आधार पर आर्दश 


7. न्यावृत्ति : इन नियमों को किसी भी बात द्वारा उन 
आरक्षणों तथा रिआयतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो केन्द्रीय 
सरकार द्वारा समय -समय पर इस सम्बन्ध में जारी किए गए 
आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जासियों 
तथा अन्य वर्ग के व्यक्तियों को दिये जाने आवश्यक है । 


- 


. ..- - -- 


- 


- 


- 


- 


--- - - 


- 


- 


- 


- - --. ... . . ... . . - ... - - - - - -- - --- -- - - 


पद का नाम 


मत्रिमंडल सचिवालय ( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) मे अनुसंधान सहायक के पद के भर्तीनियम 

- - - - 
पद की वर्गीकरण 

वेतनमाम चयन पद या गैर सीधी भर्ती के लिए सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए, 
सख्या 

चयन पद प्रायु सीमा शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताए 
- - - - . ... 
3 

5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


अनुसंधान सहायक 


5 


सामान्य केन्द्रीय सेवा रु . 325- 15 - 175- लागू नहीं होता 

श्रेणी II प्रराज- दरो० - 20 - 575 
पत्रित गैर-लिपिक 
वर्गीय 


30 वर्ष ( सरकारी कर्म- अनिवार्य 

पारियों के लिए छूट ( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
दी जा सकती है । विद्यालय की द्वितीय श्रेणी की 

गणित अथवा अर्थशास्त्र या 
सांख्यकीय की डिग्री और किसी 
मान्यताप्राप्त संस्था का 2 वर्षीय 
पोस्ट ग्रेजुएट सांख्यिकीय में 
डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता । 
( 2 ) सांख्यिकीय सामग्री एकत्रित , 
संकलित और निर्वाचन का लगभग 
2 वर्ष का अनुभव । ( अन्यथा 
सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले 
में यदि पायोग चाहे तो योग्यतामों 
में छूट दे सकता है । 


- 


- - - 


क्या सीधी भर्तीकिए परिवीक्षा की भर्ती पद्धति , सीधी पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण से यदि विभागीय पयो - ये परिस्थितियां जिममें भर्ती करने 
जाने वाले व्यक्तियों अवधि , यदि भर्ती मे अथवा पदोन्नति भर्ती किए जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदो - मति समिति विद्यमान मे मंघ लोक सेवा आयोग से परामर्श 
के लिए निर्धारित कोई हो अथवा प्रतिनियुक्ति प्रमि / प्रतिनियुक्ति / स्थामान्तरण किए है तो इसका गठन क्या करना है 
प्राग्रु तथा शैक्षिक 

स्थानान्तरण से तथा जाने है, 
योग्यताएं पदोन्नत 

विभिन्न पद्धतियो द्वारा 
व्यक्तियों के संबंध 

भरी जाने वाली 
में भी लागू होगे 

रिक्तियों का प्रतिशत 
-. - ... 

8 


___ 10 


11 


12 


13 


- 


- 


- - - 


-- 


- - - 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


जैसा कि संघ लोक सेवा भायोग 
( परामर्श से घट ) विनियम , 1958 
के अधीन अपेक्षित है । 


सीधी भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्ति पर प्रसरण लागू नहीं होता 

जिसके प्रभाव में केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी 
प्रतिनियुक्ति पर स्था - जो सदश पद पर कार्य कर रहे हों 
नान्तरण द्वारा अथवा रु . 2 10- 425 या समकक्ष 

वेतनमान मे 5 वर्ष की सेवा 
कर चुके हों और कालम 7 में 
विहित अर्हताएं रखते हों । (प्रति 
नियुमित की अवधि साधारणत: 3 
वर्ष से अधिक नहीं होगी । ) . . . . . . 


.... - - 


- - 


-- 


- - - -- -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


[ सं . 12018/ 13/ 71-ए. डी -11 

ए. एस . गुप्ता, अवर सचिव 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


Sec . 3 (1)] THE GAZET TE OF INDIA : JUNE 23 , 1973 /ASADHA 2 , 1895 

1219 

-- - - — 
CABINET SECRETARIAT 

and other matters relating to the said tost sholl be as specified 

in columns 5 to 13 of the said Schedule . 
(Department of Personnel & Administrativo Reforms) 

5 . Disqualificatlons. — No person 
New Delhi, the 5th June , 1973 

( ul) who has entered into or contracted a marriage with 
G . Ş .R . 648 . - In exercise of the powers conferred by the 

a person having a spousc living, or 
pioviso to article 309 of the Constitution , the President hereby 
makes the following rules regulating the method of recruit 

( b ) who, having a spouse living, has entered into or 

contracted marriage with any person , 
ment of persons to the post of Research Assistant in the 
Department of Personnel and Administrative Reforms, Cabinet 

shall be eligible for appointment to the said post : 
Secretariat, namely : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that 
1 . Short title ind comnienceinent. - ( 1 ) These rules may be 

such marriage is permissible under the personal law appli 
culled the Department of Personnel and Administrative Re 

cable to such person and the other party to the marriage and 
forms (Research Assistant) Recrultment Rules , 1973 , 

there are other grounds for so doiny, exempt any person 

from the operation of this rule . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

6 . Power to relax . — Whcio the Central Government is of 

the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
2 . Application . These rules shall apply to the post speci by order and for reasons to be recorded in writing and un 
ficd in column 1 of the Schedule hereto annexed . 

consultation with the Public Service Commission relax any 

of the provisions of these rules with respect to any class or 
3. Nunher of post, classification and scule of pay.--- The category of persons . 
number of post, its classification and the scale of pay attached 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of The Schedule 

7 . Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation 
aforesaid . 

and other concessions iequired to be provided for the Sche 

duled Castos , the Scheduled Tribes and other categories of 
4 . Method of recrulfinent , age limit und other qualllica persons in accordance with the order issued by the Central 
tions. - - The method of recruitment, age limit, qualifications Government from time to time in this regard . 


Rocruitment Rules for tho post of Resourch Assistant the Cabinet Secretariat (Department of Personnel & 

Administrative Reforms) 
Name of post No. of Classification Scale of pay Whether 

Age limit for Educational and other qUA 
post 

selection post direct recruits lifications required for direct 
or non -selection 

recruits 
post 


- 


- 


- - 


- 


Research 
Assistant 


General Central Rs. 325 - 15 - 475 - Not applicable . 
Servico Class -II EB - 20 -575, 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial. 


30 years (Relaxa . Essential 
ble for Govern - (1) A II Class Degiee of 
ment servants) 

a recognised University 
with Mathematics or 
Economics or Statistics 
as a subject and 2 years 
post - graduate diploma in 
Statistics from a re 
cognised Institution or 

equivalent. 
(ii) About 2 years experience 

in collection , compila 
tion and interpretation 

of statistical data . 
(Qualifications relaxable at 

Commission s discretion 
in case of candidates other 
wisc well qualified ). 


Whothor ago and Period of Method of recruitment In case of recruitment by If a DPC Circumstances in which 
educational qualifi- probation whether by direct recr - pronotion / deputation /transfer , exists , what Union Public Serviço 
cations prescribed if any . uitmont or by promo- grados from which promotion is its com - Commission is to be con 
for direct recruits 

tion or by deputation / deputation /transfer to be made position sulted in making re 
will apply in the case transfer and percentage 

cruitinent 
of promoteos 

of tho vacancies to 
be filled by various 
methods 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


12 


13 
- - - - - - - - - 

- - 
As required under the 


Not applicable. 


2 years 


By dircct recruitment, Transfer on deputatlon 

Not 
failing which by trans- Officers under the CentralGo- Applicable. 
fer on deputation . 

vernment holding analogous 
posts or with at Icast 5 years 
servico in the scale of Rs. 210 
425 or equivalent and poss 
cssing the qualifications 

prescribed under column 7 . 
( Period of deputation ordina 
rily not exceeding 3 years ). 


Commission (Exemp 
tion from Consulta 
tion ) Regulations, 
1958 , 


(No. A - 12018 / 13 /71-Ad . || 
A . S . GUPTA , Under Secv . 


1220 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973 /ASADHA 2 1895 


| PART II 


- 


नई दिल्ली, 7 जून, 1973 
सा . का . नि . 649. -- भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 
1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय रोवाएं अधि 
नियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल 
प्रदेश सरकार के परामर्श से उक्त नियमों के साथ संलग्न अनसूची 
3 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : 


2. ( 1) इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन ) 
निगम , 1954 में 1973 का छठा संशोधन कहा जा सकेगा । 
(2) ये संशोधन भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की 

की तारीख से लागू होंगे । 
भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन ) नियम, 1954 की अनुसूची में 


निदेशक सिविल पर्ति 
पंचायती राज्य -निदेशफ- सह सामुदायिक विकास 
निदेशक 
उद्योग निदेशक 
परिवहन सथा पर्यटन आयुक्त 
सतर्कता निदेशक 
कल्याण निदेशक तथा कारा महानिरीक्षक 
उपसचित्र 
मन्दोबस्त अधिकारी 
उद्योग के संयुक्त निदेशक 
श्रम आयुक्त तथा रोजगार और प्रशिक्षण 
निदेशक तुरुन्म्य 
उप आयक्त 
प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश खनिज तथा 
औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड 
प्रबन्ध निदेशक , हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग 
तथा निर्यात निगम लिमिटेड 


संशोधन 


3. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन ) नियम , 1954 के साथ संलग्न , 
अनुसूची 3 में - - 


( क ) “ क - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में 

समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद शीर्षक के 

अधीन सारणी में 
( 1) प्रथम कालम में “हिमाचल प्रदेश " की प्रतिष्टि के 

और चूसरे तथा तीसरे कालम में तत्स्थानी प्रविष्टियों 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाएगा : 


विभागीय जाच आयुक्त 


कृषि उत्पादन संयुक्त आयुक्त - सह - संयक्त 
सचिव 


सं. 8/ 6/ 73-अ . भा . सं. 2 ( ख ) ] 


पों का विवरण 

बेतन / वेतनमान 
हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव रु0 3500/ 
वित प्रायुक्त 

रु . 2500- 125/ 2- 2750 
प्रमंडलो के प्रायुक्त २० 2500- 125/ 2- 2750 
कृषि उत्पादन प्रायुक्त रू . 2500 - 125/ 2- 2750 
आयुक्त तथा पदेन सरकार 
के सचिव 

रु० 2500- 125/ 2- 2750 
( ख ) " ख - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा 

में " वरिष्ठ समय वेतनमान के वेतन वाले पद, जिनमें 
समय वेतनमान के अतिरिक्त विशेष यतन वाले पद भी 
शामिल है शीर्षक के अन्तर्गत सारणी में 


New Delhi, the 7th June , 1973 


G . S. R. 649. --- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 
(61 of 1951 ) read with rule 11 of the Indian Administrativo 
Service (Pay) Rules , 1954 , the Cential Government in con 
sultation with the Government of Himachal Pradesh , hereby 
makes the following amendment to Schedule III appended to 
the said Rules , 


2 . ( 1) These amendments may be called the Sixth Amend 

ment of 1973 to the Indian Administrative Service 
( Pay ) Rules, 1954 . 


( 2 ) These amendments shall come into force from the 

date of their publication in the Gazette of India . 


(1 ) प्रथम कालम में "हिमाचल प्रदेश की प्रविष्टि के. 

और दूसरे कालम में तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान 
पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, 

अर्थात् : 
राज्य 

पदों का विवरण 
हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव 

राज्यपाल के सचिव 
मुख्यमंत्री के सचिव 
सचिष , लोक सेवा आयोग 
संयुक्त सचिव 

आवकारी तथा काराधान आयुक्त 
जिस्ट्रार, सहकारी समितियां 


Amendment to Schedule to the Indian Administrative Service 

( Pay) Rules, 1954 


3 . In Schedule III appended to the Indian Administrative 
Service ( Pay ) Rules, 1954 


(a ) Under the heading " A - Posts tarrying pay above the 

time scale pay in the Indian Administrative Service 
under the State Government " in the Table 


(i) for the entry " Himachal Pradesh " occurring in th : 

first column and the corresponding entries in sec 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


SEC. 3(i) ] THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973/ ASADHA 2 , 1895 

1221 

- -- - - - - 
ond and third columns, the following shall be सा . फा . नि . 650. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम , 
substituted : - - 

___ 1954 के नियम 4 के उप नियम ( 2) के प्रथम परन्तुक और उप 
State Particulars of Posts Pay /Scale of pay 

नियम ( 1) के साथ पठित अखिल भारतीय संवा अधिनियम , 
Himachal 

1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के द्वारा प्रदत्त 
Pradesh 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश 
Chief Secretary to Govt. 

Rs. 3, 500 

सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग संख्या का 
Financial Commissioner 

Rs. 2500 - 125/ 2 - 2750 

नियतन ) विनियम , 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए 
Divisional Commissioner 

Rs. 2500 - 125 / 2- 2750 
Agricultural production Commissioner 

एसद्वारा निम्नलिखित विनियम पनाती है , अर्थात : 
Rs. 2500 -125/ 2- 2750 

1. (1 ) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग 
Commissioner & Ex-officio Secretaries 
to Govt . 

संख्या का नियतन ) तीसरा संशोधन विनियम , 1073 कहा जा 
_ Rs. 2500 -125 / 2-2750 

सकेगा । 
(b ) Under the heading " B — Posts carrying pay in the 
senlor time scale of the Indian Administrative Ser 

( 2 ) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख में 
vicc under the State Governments including posts 

लागू होंगे । 
carrying special pay in addition to pay in the time 

संबर्ग संख्या का निणसन नियम में संशोधन 
scale " , in thc Table 
(1) for the entry " Himachal Pradesh " occurring in the 2. भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग संख्या का नियतन ) विनियम , 

first column and in the corresponding enliies in 1955 की अनुसूची में हिमाचल प्रदेश के अधीन विद्यमान प्रवि . 
the second columo, the following shall be substitu . ष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा : 
ted , namely :- - 

1. हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन पद 
State 

Particulars of posts 
Himachal Pradesh Secretarica to Government 

सरकार के मुख्य सचिव 
Secretary to Governor 

वित्त आयक्त 
Secretary to Chief Minister 

प्रमण्डल आयुक्त 
Secretary, Public Service Commission 

कृषि उत्पादन आयुक्त 
Joint Secretaries 

आयुक्त तथा पदेन सरकार के सचिव 
Exciso and Taxation Commissioner 

सरकार के सचिव 
Registrar of Cooperative Societies 

राज्यपाल के सचिष 
Director of Civil Supplies 

मुख्यमंत्री के सचिव 
Director of Panchayati Raj-cun- Director 
of Community Development 

राचिव , लोक सेवा आयोग 
Director of Industrles 

संयुक्त सचिव 
Commissioner for Transport and Tourism 
Director of Vigilance 

आषकारी तथा काराधान आयस्त 
Director of Welfare and Inspector 

रजिस्ट्रार सहकारी समितिया 
Goneral of Prisons 

निदेशक सिविल पूर्ति 
Deputy Secretaries 
Settlement oficer 

पंचायती राज्य-निदेशक सह शाम सायिक विकास 

निदेशक 
Joint Director of Industries 
Labour Commissioner and Director, 

उद्योग निदेशक 
Employment and Training 

श्रम आयुक्त तथा रोजगार तथा प्रशिक्षण 
Deputy Commissioners 

निदेशक 
Managing Director, Himachal Pradesh 

परिवहन तथा पर्यटन आयुक्त 
Mineral & Industrial Development 
Corporation Ltd . 

सतर्कता निदेशक 
Managing Director, Himachal Pradesh 

कल्याण निदेशक तथा कारा महानिरीक्षक 
Small Scale Industries and Export 
Corporation Ltd . 

उप सचिव 
Commissioner for Departmental Enquiries 

बन्दोबस्त अधिकारी 
Joint Agricultural Production 
Commissioner -cum- Joint Secretary . 

संयुक्त उद्योग निदेशक 
INo . 8 /6 / 73- AIS(II )- B] उप आयक्त 


1222 


THE GAZETTE OFINDIA : JUNE 23, 1973/ ASADHA 2, 1895 


[PART II — 


- - 


- 


- - 


विभागीय जांच आयुक्त 

1 
कृषि उत्पादन संयुक्त आयुक्त -सह- संयुक्त सचिव 1 


2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व 


उपयुक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से 
3. भारतीय प्रशासन संया ( भी ) नियम , 1954 

के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवरण 
द्वारा भर जाने वाले पद उपयुक्रा 1 और 2 के 
25 प्रतिशत के हिसाब से 
4. सीधी भर्ती द्वारा भर जाने वाले पद 

उपयुक्त 1 और 2 में 3 घटाकर 
5. प्रतिनियक्ति रिजर्व 
8. छ, ट्टी रिजर्व 

उपयुक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से 2 
7. कनिष्ठ पद 

उपयुक्त 4 के 20. 60 प्रतिशत के हिसाब से 10 
8. प्रशिक्षण रिजर्व 

उपयुक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से 5 


Secretary to Governor 
Secretary to Chief Minister 
Secretary Public Service Commission 
Joint Secretaries 
Excise and Taxation Commissioner 
Regists ar of Cooperative Socicties 
Director of Civil Supplies 
Director of Community Developnient ? 
Director of Panchayati Raj-cum s 
Director of Industries 
Labour Commissioner and Director, 
Employment and Training 
Commissioner for Transport and Tourism 
Director of Vigilance 
Director of Welfare and Inspector ? 
General of Prisons 
Deputy Secretaries 
Settlement Oflicer 
Joint Director of Industries 
Deputy Commissioners 
Commissioner for Departmental Enquiries 
Toint Agricultural Production 1 
Commissioner -cum -Joint Secretary s 


12 


inquiries 


सीधी भर्ती पाले पद 
पदोन्नति वाले पद 


2. Central Deputation Reserve @ 40 per cent of 

1 above. 


कल प्राधिकृत संख्या 


90 


* 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 2 पद शामिल है । 

[ सं . 8/ 6/ 73- अ. भा . से. (2)-( क) ] 


___ * 11 


G . S. R. 650.-.- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 
( 61 of 1951), read with sub -rule ( 1 ) and first proviso to 
Sub-rule 2 of the Rule 4 of the Indian Administrative Service 
( Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation 
with the Government of Himachal Pradesh , hereby makey 
the following regulations , further to amend the Indian Admi 
nistrative Service (Fixation of Cadre Strength ) Regulations , 
1955 , namely : 


1 . ( 1 ) These Regulations may be called the Indian Adminis 

trative Service ( Fixation of Cadre Strength ) Thire 
Amendment Regulations, 1973 . 


3 . Posts to bc filled by promotion and Selection 

under Rule 8 of the Indian Administrative 
Service ( Recruitment ) Rules , 1954 @ 25 per 
cent of 1 and 2 above . 

15 
4 . Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 

2 minus 3 above . 
5. Deputation Reserve 
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above 
7 . Junior posts @ 20.60 per cent of 4 above 
8. Training Reserve @ 10. 59 per cent of 4 above 

Direct Recruitment Posts 
Promotion Posts 
Total Authorised Strength 

90 
* Includes 2 posts in cxcess of 20 per cent. 

__ [ No. 8 / 6 / 73 - AISCII)- A.] 
सा . का . नि . 651. -- भारतीय प्रशासन सेवा ( तम ) नियम , 
1954 के नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेयाएं आध 
नियम 1951 ( 1951 का 81 ) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा 
प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार बिहार 
सरकार के परामर्श से उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची 3 में , 
एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : 
1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन ) सातवां 

संशोधन नियम , 1973 कहा जा सकेगा । 
( 2) ये संशोधन सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की 

तारीख से लागू होंगे । 
2. भारतीय प्रशासन संवा ( वेतन ) नियम 1954 के साथ संलग्न 
अनुसूची 3 में 


(2 ) They shall come into force from the date of their 

publication in the Gazette of India . 
Amendment to the Fixation of Cadre Strength-regulations 

2 . In the Schedulo to tho Indian Administrative Service 
( Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1955, for the entrics 
occurring under Himachal Pradesh , the following shall be 
substituted : 
1. Posts under the Government of Himachal Pradesh 44 

Chief Secretary to the Government 
Financial Commissioner 
Divisional Commissioner 
Agricultural Production Commissioner 
Commissioners and ex -ollicio 1 
Secretaries to Government 
Secretaries to Government 


NO. 1 


SEC. 3ti )] THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973 /ASADHA 2 , 1895 

1223 
- - - - - -- - - - -- - - - - ---- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(1 ) "क - राज्य सरकारों के अधीन समय वेतनमान से अधिक ( 2) ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की 
वतन वाले पर्व " शीर्षक के अर्न्तगत "बिहार " के आगे 

तारीख से लागू होंगे । 
दूसरे तथा सीसर कालम में दी गई प्रविष्टियों : 

संवर्ग संख्या के नियतन विनियम में संशोधन 
"कोसी क्षेत्र विकास आयक्त रु. 2500-125/ 2-2730 " 

बिहार 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की 
जाएंगी, अर्थात : 

राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद 
" आय,क्त , कोसी प्रमण्डल रु. 2500-125 / 2-2750 " 

सरकार के मुख्य सचिव 
( 2). " ख - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के 

सदस्य , राजस्व बाई 
वरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाले पद, जिनमें समय पंतन विकास आयुक्त 
मान के वेतन के अतिरिक्त विशेष तन वाले पद 

सहायक एवं पुनर्वास आयुक्त 
शामिल है " शीर्षक के अन्तर्गत "बिहार " के आगे दूसर 
कालम में दी गई प्रविष्टि के आगे निम्नलिखित प्रविष्टि भूमि सुधार आयुक्त 
जोड़ी जाएगी, अर्थात : 

अवर मुख्य सचिव 
" उप विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला 

कृषि उत्पादन आयुक्त 
परिषद् । ” 

मुख्य प्रशासक, नदी घाटी योजना एवं पदेन सचिव 
[ संख्या 8/ 8/ 79 - अ . भा . से . ( 2 )- ख ] 

विभागीय चांच आयक्त 
G . S. R. 651. - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951 

वाणिज्य कर आयुक्त 
(61 of 1951), read with Rule 11 of the Indian Administrative 
Service (Pay ) Rules , 1954 , the Central Government in con 

आयुक्त एवं सरकार के पदेन सचिव 
sultation with the Government of Bihar hereby makes the fol 
lowing amendments to Schedule III appended to the said 

प्रमण्डलों के आयुक्त 
Tules : 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Indian Administrative 

आएक्स , कोसी प्रमण्डल 
Service (Pay ) Seventh Amendinent Rulcs , 1973 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publi 

गण्डक क्षेत्र , विकास आयुक्त 
cation in the Gazette of India . 

सदस्य सचिव , छोटा नागपुर एवं संताल परगना 
2 . In Schedule III, appended to the Iudian Administrative 

विकास प्राधिकरण 
Service ( Pay) Rules, 1954 -- 
( 1 ) under the heading A -posts carrying pay above the 

सरकार के सचिव /विशेष / अपर/ संयुक्त / उप सचिव 
time scale under the State Governments against 

" Bihar" for the entries in second and third columns , उप या संयुक्त विकास आयुक्त 
" Kosi Area Development Commissioner Rs. 2500 -125 /2 
2750 " 

राज्यपाल के सचिव 
The following entries shall be gubstituted namely 

मुख्य मंत्री के सचिव 
" Commissioner , Kosi Division Rs. 2500- 125 / 2- 2750. " 

सचिव , राजस्व बोर्ड 
( 2 ) under the heading " B - posts carrying pay in the senior 
time scale of the Indian Administrative Service under 

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता/ अपर समाहर्ता 
the State Governments , including posts carrying 
special pay in addition to pay in the time scalo " 

था अवर जिला दण्डाधिकारी 
under the entry in the second column against " Bihar" , 

बन्दोबस्त पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी 
The following entry shall be added , namely : -- 

बन्दोबस्त एवं परिमाप 
" Deputy Development Commissioner-cum - Chief Executive 
Officer , Zilla Parishads" , 

निबन्धक, सहयोग समितियां 
[ No. 8 / 8 / 73 - AIS(II)- BJ 

संयुक्त या अपर निबंधक , सहयोग समितियां 
सा . का . मि . 652. - भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग ) नियम , 

उत्पाद एवं नमक आयुक्त 
1964 के नियम 4 के उप नियम ( 2 ) के प्रथम परन्तुक और उप निदेशक, भू - अभिलेख एवं परिमाप 
नियम ( 1) के साथ पठित अखिल भारतीय संवा अधिनियम , 

कारा महा निरीक्षक 
1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार के श्रमायुक्त 
साथ परामर्श करके एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है। 
अर्थास : 

उप या संयुक्त श्रमायुक्त 

निदेशक ग्राम पंचायत 
(1 ) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग संख्या 
का नियतन ) चौथा संशोधन विनियम , 1973 कहा जा 

निवेशक, उद्योग 
सकेगा । 

निवेशक, प्रशिक्षण एवं नियोजन 


- - 


-- 


48 


1224 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 1973 /ASADHA 2 , 1895 

[ PART II 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - --- - : - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - --- - - 
निदेशक, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान , रांची 

(Blhar) 
निदेशक, राज्य लाटरी एवं राष्ट्रीय बचत 

Senior posts under the State Government 
सह संयुक्त सचिव , वित्त विभाग 

Chief Secretary to Government 

Membur, Board of Revenuc 
निदेशक , सांख्यिकी एवं मूल्यांकन 

Development Commissioner 
अपर निदेशक, उद्योग 

Relief und Rehabilitation Commissioner 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 

Land Reforms Commissioner 

Additional Chief Secretary 
उप विकास आयुक्त - एवं-मख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिला परिषद 

Agricultural Production Commissioner 
Chief Administiator , River Valley Project and 

Ex -officio Secretary 
___ 198 

Commissioner of Departmental Enquiries 
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्ष उपयुक्त 1 के 40 

Commissioner of Cominercial Taxes 
प्रतिशत के हिसाब से 

Commissioner and Ex -officio Secretary to Gov 

ernment 

Commissioners of Divisions 
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भती ) नियम , 1954 के 

Commissioner , Koshi Division 
नियम के अधीन पदोन्नति तथा प्रसरण द्वारा 

Gunduk Area Development Commissioner 
भरे जाने वाले पद उपर्य, क्त 1 और 2 के 25 

Member Secretary, Chhota Nagpur and Santhal 
प्रतिशत के हिसाब से 

Parganas Development Authority 

Secretary to Government /Special / Additional 
4. सीधी भी वारा भरे जाने वाले पद उपर्य, क्त 

Joint /Deputy Secretary to Government 
___ 1 और 2 में 3 घटाकर 

145 

Deputyor Joint Dovelopment Commissioners 
5. प्रतिनिक्ति रिजर्व - उपयुक्त 4 के 20 प्रतिशत 

Secretary to the Governor 
के हिसाब से 

Secretary to the Chief Minister 
6. छुट्टी रिजर्व -उपयक्त 4 5 प्रतिशत के 

Secretary , Board of Revenue 
हिसाब से 

District Magistrates and Collectors /Additional 
7. कनिष्ट पद - उपर्य,क्त 4 के 20.60 प्रतिशत के 

Collectors or Additional Magistatcs. 
हिसाब से 

Settlement Officer / Charge Officers, Survey et 

Settlement 
8. प्रशिक्षण रिजर्व – उपर्यक्त 4 के 10.59 प्रतिशत 

Registrar, Co -operative Societies 
के हिसाब से 

Joint or Additional Registrar , Co-operative Societies 
सीधी भर्ती वाले पक्ष 

234 

Commissioner of Excise and Salt 
पदोन्नति वाले पर 

48 Director of Land Records and Surveys 

Inspector General of Prisons 
कल प्राधिकृत संख्या 

Labour Commissioner 
* 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 8 पद शामिल है । 

Deputy or Joint Labour Commissioner 

Director of Gram Panchayats 
[ सं. 8/8/ 73- अ. भा . सं( 2). क ] 

Director of Industries 
एस. हबीबुल्लाह , अवर सचिव Director of Training and Employment 

Director , Administrative Training Institute , Ranchi 1 
G . S. R . 652 .- - In exercise of the powers conferred by sub 

Director , State Lotteries and National Savings 
section ( 1) of Section 3 of the All- India Services , Act, 1951 

___ cum-Joint Secretary, Finance Department 
(61 of 1951), rçad with sub -rule ( 1 ) and the first proviso to 
sub -rule 2 of rule 4 of the Indian Administrative Service Director of Statistics & Evaluation 
( Cadre ) Rules , 1954, the Central Government in consultation 
with the Government of Bihar , hereby makes the following Additional Director of Industries 
regulations, namely : - - 

Chief Electoral Officer 
2 . ( 1) These Regulations may be called the Indian Adminis Deputy Development Commissioner-cum -Chief Exe 
trative Service (Fixation of Cadre Strength ) Fourth 

_ cutive Officer . Zilla Parishads . 
Amendment Regulations, 1973. 


37 * 


। 


15 


782 


138 


(2 ) The amendment shall come into force with effect from 

the date of publication in the Gazette of India . 
Amendment to the Fixation of Cadre Strength Regulations 


2 . Central Deputation Reserve @ 40 per cent of 

1 above 


55 


___ 48 


- 


- 


SEC. 3(i)] THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973/ ASADHA 2, 1895 

1252 
- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
3 . Pusts to be filled by promotion or Solec lion 

उक्त अधिसूचना में , वनस्पति उत्पाद से संबंधित क्रम सं . 4 
____ under Rule 8 ot the IAS ( Recruitnment ) 
Rules , 1954 W 25 per cent of land 2 bove 

48 

न सामने , पाचदं स्तभ के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर 

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : 
4 . Posts to be filled by Direct Recruitment and 
2 mins 3 above 

145 

" कलक्टर द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी 
5 . Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above 37 * 

धारा कारखाने के भीतर परीक्षण के प्रयोजन के लिए 
0 . ledlc Rescive W 5 per cent of 4 above 

लिया गया या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के प्रयोजनों 
7 . Junior Posts @ 20 .60 per cent of 4 above 30 

के लिए लिया गया । 
8 . hining Reservc (a 10. 59 per cent of 4 above 15 

[ सं . 135 / 73- सी ई / फा , सं . 91/ 4/ 71- सी एक्स 3 ] 

के . विश्वनाथन . अवर सचिव 
Direct Recruitment posts 

234 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue and Insurance) 
Promotion posts 

New Delhi, the 23rd June, 1973 

NOTIFICATION 

CENTRAL EXCISES 
Total Authorised Strength 

282 

G .S . R . 654. – 10 cxercise of the powers conferred by sub 
" includes 8 posts in excess of 20 per cent 

rule ( 1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the 
[ No 8 / 8 / 73 AIS( II ) A ] 

Central Government hereby makes the following further 

amendment in the notification of the Government of India 
___ S . HABET BULLAH, Under Secy . in the Ministry of Finance (Department of Reventic and 
- -- - - - -- - - 

Insurance ) No . 

Excises , 
171 / 70 - Central 

dated the 21st 
-- -- - 

November , 1970 , namely : 
वित्त मंत्रालय 

In the said notification , for the existing entry under the 
fifth column Against Serial No. 4 relating to Vegetable 

Product , the following entry shall be substituted, namely : 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

" Draw for test purposes within the factory or drawa , 

for purposes of the Central Excise Department, by 
नई दिल्ली, 4 जून , 1973 

any officer duly authorised by the Collector" . 
सा . का . नि . 653. - विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1947 

K . VISWANATHAN, Under Secy . 
( 1947 का 7 ) की धारा 8 की उप - धारा (2 ) के अनुसरण में रिजर्व 

[ No . 135 /73- C . E. / F. No . 91 / 4 / 71- CX. 3.] 
बैंक आफ इंडिया इसके द्वारा अपनी अधिसूचना सं . एफ. ई . आर . 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
ए. 187 / 61 - आर. बी . तारीख 28 अप्रैल 1961 में निम्नलिखित 
संशाधन करने का निर्देश देता है : 

सा . का . नि . 635. - केन्द्रीय उत्पाव - शुल्क नियम , 1944 के नियम 

8 के उपनियम ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
"उक्त अधिसुचना की मद (1 ) में 2.000 रु. अंक और शम्द 

केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
के स्थान पर 5.000 रु. अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये 

1944 (1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद 21 के अंतर्गत आने 
जाएं । " 

वाले ऊनी कपड़े के टियुक्त भागों को , निम्नलिखित शत और 

निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, उन पर उग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद 
[ स . एफ . ई . आर. ए. 262 / 73- आर. बी . ] 

शुल्क से छट देती है , अर्थात :--- 
एस . एस . शिरालकर, उप - गवर्नर 

( क ) कपाई का ऐसा अटियुक्त भाग ऋता को “ फ्लंग मांक " 
MINISTRY OF FINANCE 

के रूप में मफ्त दिया गया हो , 
( Department of Economic Affairs ) 
New Delhi , the 4th June , 1973 

( ख ) उस घर पर जिस पर कपड़ों का शेष भाग मूल्यांकित 

किया जाता है , संगति " फ्लंग " मोक " के अंतर्गत आने 
G . S . R. 653. - In pursuance of sub - section ( 2 ) of Section 
8 of the Forcign Exchange Regulation Act, 1947 ( 7 of 

वाले टियुक्त कपड़े की मात्रा और मूल्य इस प्रकार 
1947), the Reserve Bank of India hereby directs that the 

निकाले गए कपड़े से सम्बन्धित बीजकों में स्पष्ट रूप 
following annendment shall be made in its Notification No. 
F. E. R. A . 187 / 61 - R . B . dated the 26th April, 1961 , namely : - - 

से उपदर्शित किए गए हों , और 
" In the said Notification in item (i) for the words and 

ऐसे मामलों में ( 1) जहां फ्लेग मांक मीटर के रूप 
figures Rs. 2, 000 / - , the words and figures Rs . 5 , 000 / - shall 
be substituted ." 

में अनजात किया जाता है वहां , ऐसा मांक प्रत्येक 

फ्लंग की बाबत दस सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा 
[ No . F. E. R. A . 262 /73- R. B.] 

और एक द्वारपत्र के अधीन निकाले गए किसी एक 
S . S. SHIRALKAR , Dy. Governor. 

क्वालिटी के कपड़े की बावत पूर्वाक्त के रूप में संगणित 
( राजस्व और पीमा मिभाग ) 

मांक का कल मूल्य इस प्रकार निकाले गए कपड़े के 

मूल्य का एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, या 
नई दिल्ली, 23 जून , 1973 

जहां फ्लैग मांक मूल्य के रूप में अनुज्ञात किया जाता 
सा . मा . मि . 864. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 , के 

है यहाँ एक द्वार पत्र के अधीन निकाले गए किसी एक 
नियम 8 के उपनियम ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

क्वालिटी के कपड़े की बाबत एसे मांक का मूल्य इस 
तु,ए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्त्र और 

प्रकार निकाले गए कपड़े के मूल्य का एक प्रतिशत से 
बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं . 171 / 70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 

अधिक नहीं होगा । 
तारीख 21 नवम्बर, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करसी [ सं . 136 / 73 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / ( फा . सं . 53 / 4-72- सी . एक्स 2) ] 
ह , अर्थात् : 

जे , पी . कौशिक , अवर सचिव 
33GI/ 73 - 2 


1226 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973/ASADHA 2 , 1895 


[PART II 


2. In the Central Industrial Security Force Rules, 1969, 
(i) in rule 6 , the words " or General Manager" wherever 

they occur, shall be omitted; and 
( ii) after rule 10 the following rule shall be inserted , 

namely : ---- 
“ 10 - A Prescribed rank .- - The prescribed lank for tho 

purposes of sub-section ( 1) of Section 12 of the 
Act shall be the Senior Security Guard (Armed 
only ) " . 

[ No. 18 / 39 / 70- GPA. I.] 
PREM PRAKASH, Dy. Secy. 


G . S . R . 655 . - In exercise of the powers conferred by sub 
rulo ( 1 ) of rulo 8 of the Central Excisc Rules , 1944 , the 
Central Government hereby exempts the defective portions 
of the woollen fabrics falling under item 21 of the First 
Schedule to the Central Excises and Salt Act , 1944 ( 1 of 
1944 ), from the whole of excise duty leviable thereon sub 
ject to the following conditions and limitations, namely :-- 
(a ) such defective portion of the fabric is given free 

of cost as " flag allowance" to the purchaser ; 
(b ) the quantity and the value of the defective fabric 

covered by the " flag allowance " calculated at the 
ſatc at which the remaining part of the fabrics is 
valued , are clearly indicatod in the invoices relat 

ing to the fabrics so clearod ; and 
(c ) in cases (i) where the flag allowance is allowed in 

terms of metreage , such allowance shall not 
exceed ten centimetrcg in respect of each flag and 
the total value of the allowance calculated as afore 
gaid in respect of any single quality of fabrics clear . 
ed under one gate pass shall not exceed one per 
cent of the value of the fabrics so cleared ; or (ii) 
where the flag allowance is allowed in terms of 
value , the valuo of such allowance in respoct of any 
singlo quality of fabrics clcared under one gate pass 
shall not exceed one per cent of the value of the 
fabrics so cleared , 
[ No . 136 / 73- C . E. /( F. No . 53 / 4 / 72 CX. 2.] 

J. P . KAUSHIK , Under Secy. 


क्त 


पदों की संख्या 


पतनमान 

व 


तम्भ 3 से 5 


गह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 12 जून, 1973 
सा. का . मि . 638. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 
1968 (1988 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम , 
1969 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 
है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
( संशोधन ) नियम , 1973 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय आन्द्योगिक सुरक्षा बल नियम , 1969 में , 
(1 ) नियम 8 में , " या महाप्रबन्धक " शब्दों का , जहां कहीं 

भी पे आते हों , लोप किया जाएगा, और 
( 2) नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अम्तः 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
" 10 कविदित र क अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 

" (1 ) के प्रयोजन के लिए विहित र क ज्येष्ट सुरक्षा गारद 
( केवल सशस्त्र ) होगा " । 

[ सं. 18/ 39/ 70-जी. पी . ए . (1) ] 

प्रेम प्रकाश, उप सषिव । 


कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 

नई दिल्ली, 4 जून , 1973 
__ सा . का . मि . 637 . - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 300 के 
परन्सक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय 
भूमिगत जल बोर्ड में कनिष्ठ भू भौतिकीविद् और सहायक भू 
भौतिकीविद् के पदों पर भर्ती की पद्धति की विनियमित करने 
वाले निम्नलिखित नियम बनातं है , अर्थात् : 
__ 1. सीक्षप्त नाम और प्रारम्भ . पन नियमों का नाम केन्द्रीय 
भूमिगत जल बोर्ड कनिष्ठ भू भौतिकीविद् और सहायक भू 
भौतिकीविद भार्ती नियम , 1973 है । 

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लाग होना. ये नियम इससे उपाबद्ध अनसूची के स्तंभ 
2 में विदिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पप संख्या , बगीकरण और पेतनमान: - उक्त पदों की संख्या , 
उनका वर्गीकरण और पेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची 
के स्तम्भ 3 से 5 तक में विदिष्ट है । 

4. भती की पति, आयू- सीमा , अईताएं आपि उक्त पदों 
पर भर्ती की पद्धति , आय -सीमा , आईताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातों में होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ 8 से 14 तक में 
विदिष्ट है । 

5. निरर्हताएं . -मह पक्ति -- 
( क ) जिसने ऐसे यक्ति से जिसका पति था जिस की पत्नी 

जीवित है , विवाह किया है , था । 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए 

किसी व्यक्ति से विवाह किया है , 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : । 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा 
विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय 
विधि के अधीन अनझेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार 
मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट 
दे सकेगी । 

B. शिथिल करम की शक्ति. नवं केन्द्रीय सरकार की राय 
हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां पह, उसके लिए 
जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा अयोग 
से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को , किसी वर्ग या 
प्रवर्ग के व्यक्तियों की बायत , आदेश द्वारा , शिथिल कर सकेगी । 
___ 7. व्यापत्ति . इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों 

और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं हालेगी जिनका , केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों 
के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य 
प्रवगो के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना आपेक्षित है । 


अम्तः 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 12th June , 1973 


G . S . R. 656. — Jn exercise of the powers cnoferred by section 
22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 
( 50 of 1968 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Central Industrial 
Security Force Rules, 1969, namely : 

1. (1 ) These rules may be called the Central Industrial 
Security Force (Amendment ) Rules, 1973 . 

(2 ) They shall como into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


SEC. 3601 


THE GAZETTE OFINDIA : JUNE 23, 1973/ ASADHA 2, 1895 


1227 


%3 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


कम 
संख्या 


पदो की 
संख्या 


मनुसूची 

चयन पद सीधे भर्ती किए जाने सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
अथवा प्रच - वाले व्यक्तियो के लिए के लिए अपेक्षित शैक्षिक पौर अन्य 
यन पर प्रायु सीमा 

पर्हताएं 


मावश्यक 


12 
2 

3 4 

5 
1. कनिष्ठ भू भौतिकीविद् 1 साधारण केन्द्रीय सेवा, 400- 40- 800- 50- चयन 35 वर्ष ( सरकारी 
वर्ग । राजपत्रित 950 रु० 

सेवकों के लिए ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
( अननुसचिवीय ) 

शिथिसनीय ) विद्यालय से भौतिकी या भूभौतिकी 

या अनुप्रयुक्त भू भौतिकी में 
मास्टर की उपाधि या 

समतुल्य । 
( 2 ) भूमिगत जल बोज से सबधित 

भू भौतिकीय अन्वेषण का लगभग 
तीन वर्ष का अनुभव । 
( मन्यथा सुप्रहित मध्यर्थियों की 
षशा में प्रर्हताएं पायोग के विवेका 

नुसार शिथिल की जा सकेंगी । ) 
2. सहायक भू भौतिकीवित् 1 साधारण केन्द्रीय सेषा , 350- 25- 300- 30- चयन 30 वर्ष ( सरकारी प्रावश्यक 
वर्ग 2, राजपत्रित 590-40रो० - 30 

सेवकों के लिए ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 
( मननुसचिवीय ) 600-६०रो०- 30 

शिथिलमीय ) विद्यालय से भौतिकी या भू 
830-35- 900 १० 

भौतिकी या अनुप्रयुक्त भू भौतिकी 
में मास्टर की उपाधि मा 

समतुल्य । 
( 2 ) भूमिगत जल खोज से संबंधित 

भूभौतिकीय अन्वेषण का लगभग 

एक वर्ष का अनुभव । 
( अन्यथा सुपहित प्रभ्यर्थियों की दशा 
में पहताएं प्रायोग के विवेकानुसार 

शिथिल की जा सकेंगी ) । 
सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्ती की पद्धति आदि प्रोन्नति/ स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय प्रोभति समिति भर्ती करने में किन परि 
वाले व्यक्तियों के यदि कोई हो 

भर्ती की दशा में वे श्रेणियों है तो उसकी संरचना स्थितियो में संघ लोक सेवा 
लिए विहित मायु 

जिनसे प्रोन्नति की जाएगी 

प्रायोग से परामर्श किया 
पौर शैक्षिक पर्हताएं 

जाएगा 
प्रोन्नतों की दशा में 
लागू होंगी या नहीं 
10 

11 12 

14 
2 वर्ष प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने प्रोन्नति 

वर्ग । विभागीय प्रोन्नति संघ लोक सेवा भायोग 
पर सीधी भर्ती द्वारा सहायक भू भौतिकोविद् समिति । 

( परामर्श से छूट ) विनियम , 
जिसने उस श्रेणी में 

1958 के अधीन यथा 
नियमित प्राधार पर 

पेक्षित है । 
नियुक्ति के पश्चात 3 

पर्ष की सेवा की हो । 
नही 2 वर्ष प्रोन्नति द्वारा जिसके म होने प्रोन्नति 

वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति संघ लोक सेवा प्रायोग 
पर सीधी भर्ती द्वारा वरिष्ठ तकनीकी सहायक समिति । 

(परामर्श से छूट ) विनि 
( भ भौतिकीविद् ) 

यम , 1958 के अधीन 
जिसने उस श्रेणी में निय 

यथापेक्षित । 
मित आधार पर नियुक्ति 
के पश्चात् 3 वर्ष सेवा 
की हो । 


- 


13 


नही 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इमं 7-51/ 71 -एम आई ( ए) ] 
एल. एन . लड्डा, उप सचिष : 


1228 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973/ASADHA 2 , 1895 

[PART II . 
- - - - - - = 

= = = = = 

- = 

= - = . = = - = = - - 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

5 Disquallficatlong :- No person , 
(Department of Agriculture ) 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with 
New Delhi, the 4th June, 1973 

a person having a spousc living, or 
G . S . R . 657.- In exercise of the power s conferred by 

(b ) who, having a spouse living, has entered into or 
the proviso to Article 309 of the Constitution , the President 

contracted a muniage with any person , 
hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the posts of Junior Geophysicist and Assistant 

shall be eligible for appointment to the said posts. 
Geophysicist in the Central Ground Water Board , namely :- - Provided that the Central Government may, if satisfied 

1. Short title and conimencement : ( 1) These rules may be that such marriage is permissible under the personal law 
called the Central Ground Water Board Junior Geophysicist applicable to such person and the other party to the mar 
and Assistant Geophysicist Recruitment Rules, 1973 . 

riage and there are other grounds for so doing, exempt any 
(2 ) They shall come into force on the date of their pub 

person from the operation of this rule . 
lication in the official Gazette . 

6 . Power to relax : - Where the Central Government is 
2 . Application : These rules shall apply to the posts spc of opinion that it is necessary or expedient so to do , it 
cified in column 2 of the Schedule annexed to the rules. 

may, by order, for ICASONS to be recorded in writing and 
3. Number of post, classification and scale of pay : The 

in consultation with the Union Public Service Commission 
number of the said posts, their classification and the scale of 

relax any of the provisions of these rules with ręspect to 
pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 

any class or category of persons. 
of the said Schedule . 

7 . Saving : - Nothing in these rules shall Affect reservations 
4 . Method of recruitment, age limilts , qualifications etc : 

and other concessions required to be provided for the Sche 
The method of recruitment, age limit, qualifications and other Juled Custes , Scheduled Tribes and other categories of per 
matters relation to the said posts shall be as specificdi sons in accordance with the orcier s issued by the Central 
columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid . 

Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


SI. Nano of 
No . post 


No . of Classification 
posts 


Scale of pay 


Age for direct 
recruits . 


Whether 
selection post 
or non - selec 
tion post . 


Educational and other quali 
fications required for direct 
recruitment. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - 

- - 


- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


1 


1 , Junior Geo 

physicist. 


General Central Rs. 400-40 -800 - Selection 
Service Class I 50 - 950 . 
Gazetted 
(Non -Ministerial) 


35 year s 
(Relaxable for 
government scr 

vants ) 


Essential 
(i) Master s degrce in Phy 

sics or Geophysics or 
Applied Geophysics 
from a recognised Un i 
versity or equivalent. 


( ii) About threo years 

exporience of Goophysi 
cal invostigation related 
to ground water ex 
ploration , 


[Qualifications relaxablo at 

Commission s discretion 
in the case of candidates 
otherwiso qualifod ] 


1 


Selection 


2 . Assistant 

Geophysicist . 


General Central Rs. 350 - 25 - 500 - 30 
Servicc Class II 590 - LB - 30 -800 - EB 
Gazette 

30 -830 - 35 - 900 
(Non -Ministerial) 


30 years 
(Relaxablo for 
Lovorntent ser 
vants ) 


Essential : 
(i) Master s degree in 

Physics or Geophysics 
or applied Geophysics 
from a recognised Uni 
versity or equivalent. 


(it) About one year s ex 

pericnce in geophysical 
investigation related to 
ground water explora 
lion . 


Qualifications relaxuble at 

Commission s discretion 
in case of candidates 
otherwise well qualiſled .] 


SEC . 3(i)] 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 1973 /ASADHA 2, 1895 


1229 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- - - - 


Whether agc and Period ofpro - Method of recruit - In case recruitment by If D . P . C . exists Circumstances in which 
educational qualifi- bation it any ment 

promotion/ transfer gra - what is its composi- UPSCis to be consulted 
cations prescribed 

des from which promo- tion 

jn making recruitincnt 
for direct reci uits 

tion to be made . 
will apply in the case 
of promotocs 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - . .. - - - -- . . - - - - - - 
9 

10 11 12 

14 
- - - - - - - - - - 

- - -- - - - - 
No 2 years By promotion fail- Promtotion 

Class I Lopartmen - As requiied under the 
ing which by direct Assistant Geophysicist tal Promotion Co Union Public Service 
recruitmont. with 3 years service mmittee 

Commission (Exemp 
in the grade rendered 

tion from Consulta 
after appointinent 

tion) Regulations , 
thereto on a regular 

1958 . 
hasis . 


13 


No 


2 years 


By promotion fail- Promotion 

ing which by Sonior Technical Assis - 
direct recruitment tant (Geophysics ) withi 

3 years Service in tho 
grado rendered after 
appointinent thereto 

on a regular basis . 
- - - - - - - 


Class II Departmen - As iequiicd under the 
tal Promotion Co - Union Public Service 
nniittee 

Commission (Exemp 
tion from Consulta 
tion ) Regulations, 
1958 . 


___ - - - - - 


- - 


- - 


- 


[ No . 7-51 /71- MI ( A)] 
___ L . N . LADDHA Dy Secy . 


वाले सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
आपको यह सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान करती है । 


नौजनन और परिवहन मंत्रालय 

(परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली, 6 जून , 1973 
( बाणिज्य पोत परिवहन ) 


मास 


तारीख 
को प्रतिहस्ताक्षरित । 


सन् 19 


नावहन महानिदेशक 


सा . का . नि . 658. - वाणिज्य पात परिवहन अधिनियम , 
1958 (1958 का 44 ) की धारा 8.1 के साथ पठित धारा 87 के खण्ड 
( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
वाणिज्य पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र ) नियम , 1961 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


1 . ( 1) इन नियमों का नाम वाणिज्य पोत परिवहन ( सक्षमता 
प्रमाण- पत्र ) संशोधन नियम , 1973 हे । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


माघहन महानिदेशालय , 
मुम्बई में पंजीकृत 
जिस व्यक्ति को यह प्रमाणपत्र 

जारी किया गया । 
उसके हस्ताक्षर 
जन्म तारीख 
जन्म स्थान 
यह प्रमाणपत्र में , सारीख मास 
सन् 19 की ली गई परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रदान किया 
गया है । 
तारीख 

मास सन् 19 
पत्तन पर जारी किया गया । 

प्रधान अधिकारी, 

वाणिज्यिक सामद्रिक विभाग 
अतिरिक्त अहसाएं 


2. वाणिज्य पोस परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र ) नियम, 1961 की 
अनसूची में " मोटर मत्स्यग्रहण जलयान के इंजीनियर के रूप में 
सक्षमता का प्रमाणपत्र " और " मोदर मत्स्यग्रहण जलयान के इंजन 
चालक के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र " से संबंधित प्रारूप के स्थान 
पर क्रमशः निम्नलिखित प्रारूप रखे जाएंगे . 


अंतर्षहन इंजनों वारा मत्स्य 
जलयान के इंजीनियर के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र 
राष्ट्रीय संप्रतीक 

संख्या 


भारत सरकार द्वारा जारी 
सेवा में, 


टिप्पणी. - (1) वह प्रमाण-पत्र जो रद्द या निलंबित : हो गया है 

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 की धारा 378 
दवारा यथाअक्षित समर्पित कर देना चाहिए, कोई व्यक्ति 
जो ऐसा करने में असफल रहता है जुर्माने से , जो 500 
रुपये तक हो सकेगा, वण्डनीय होगा । 


यत : आप अंतर्वहन इंजनों द्वारा नादित मत्स्य जलयान के 
इंजीनियर का कार्य संभालने के लिए सम्यक रूप से आहत पाए गए 
है", अतः पाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 (1958 का 
44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उस समर्थ मनाने 


( 2 ) प्रमाणपत्र धारक से भिन्न किसी व्यक्ति से जिसके कर्ज 

में यह आ जाए यह अनुरोध है कि यह तुरंत इस प्रधान 
अधिकारी पाणिज्य सामुद्रिक विभाग, मुम्बई / कलकत्ता 
को भेज दें । 


1230 


THE GAZETTE OFINDIA : JUNE 23, 1973 / ASADHA 2, 1895 


[ PART II . 


- - - 


- . -. .. ... ... . . 


- - - 


- 


- 


( 2) They shall come into force on the date of their pub 

lication in the Official Gazette . 


अंतरिम, रंजनों पारा भौदित मत्स्य 
जलयान के इंजन चालक के रूप में सक्षमता का प्रमाणपत्र 
राष्ट्रीय संप्रतीक 

संख्या 
* भारत सरकार द्वारा जारी 
सेवा में , 


2 . In the Schedule to the Merchant Shipping (Certificates 
of Competency ) Rules, 1961, for the forms relating to 
" Certificates of Competency as Engineer of a Motor Fishing 
Vessel" and " Certificate of Competency as Engine Driver of 
a Motor Fishing Vessel" , the following forms shall, respec 
tively , be substituted , namely : 

"GOVERNMENT OF INDIA 
CERTIFICATE OF COMPETENCY 

AS 
ENGINEER OF A FISHING VESSEL PROPELLED 
BY INTERNAL COMBUSTION ENGINES ONLY 


यतः आप 282 जूक अश्वशक्ति से अधिक अंतर्वहन इंजनों 
द्वारा नादिस मत्यस्य ग्रहण जलयान के इंजन चालक का कार्य 
संभालने के लिए सम्यक रूप से अहित पाये गए है , अतः 
वाणिज्य पात परिवहन अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44 ) के 
अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित उसे समर्थ बनाने वाली 
अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह 
सक्षमता का प्रमाणपत्र प्रदान करती है । 


No. 


National Emblem 
(Issued by the Government 

of India ) 


To 


तारीख मास सन् 19 को प्रतिहस्ताक्षरित 
नौवहन महानिदेशालय 

नौवहन महानिदेशक 
मुम्बई , में पंजीकृत 
जिस व्यक्ति को यह प्रमाण -पत्र 

जारी किया गया है उसके हस्ताक्षर 
जन्म तारीख 
जन्म स्थान 

यह प्रमाणपत्र में तारीख मास सन् 19 
को ली गई परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप प्रदान किया गया । 


Whercas you have been found duly qualified to fulfil the 
duties of an Engineer of a Fishing Vessel propelled by Inter 
nal Combustion Engines, the Central Government in cxerciso 
of its powers under the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 
of 1958) and of all other powers enabling it in this behalf 
hereby grants you this Certificate of Competency . 
Dated this 

- day of -- - - - -- - - - - 19 
Countersigned 
Registered in the 
Directorate Goneral 
of Shipping, Bombay. 

Director Goneral of Shipping , 
Signature of the person to whom 
this certificate is issued 
Date of Birth 
Place of Birth 


पत्तन पर जारी किया गया । 

प्रधान अधिकारी . 
वाणिज्य सामुद्रिक विभाग 

अतिरिक्त अर्हताएं 
टिप्पण . ( 1) वह प्रमाण -पत्र जो रद या निलवित हो गया है वाणिज्य 

पोत परिवहन अधिनियम , 1958 की धारा 378 द्वारा 
यथाअपेक्षित समर्पित कर देना चाहिए, कोई व्यक्ति जो 
ऐसा करने में असफल रहता है जाने से जो 500 रु. तक 
हो सकेगा, पहनीय होगा । 


- 19 


This certificato is given upon an Examination passed at 

- on the day of 
Issued at the port of -.- ...-- 
on the - - - day of - -- - 19 

Principal Officer, 
Mercantilo Marino Department. 


ADDITIONAL QUALIFICATIONS 


( 2) प्रमाणपत्र धारक से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में यह 

भा जाए तो उससे अनुरोध है कि वह सुरंत इसे प्रधान अधि 
कारी , जल परिवहन विभाग , मुम्बई / कलकत्ता 
को भेज । 


[ सं . 87 -एम ए(11) / 72 ]] 
वि . वि . सुबहम्णयम , उप सचिव 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

(Transport Wing) 
New Delhi , the 6th June , 1973 
(MERCHANT SHIPPING ) 


Notest 
( 1) A certificate which has been cancelled or susponded 

should be delivered up as required by section 378 
of the Merchant Shipping Act, 19583; any person who 
fails to do so shall be punishable with fine which 

may extend to Rs . 500 . 
( 2 ) Any person other than the holder of a certificato 

who comes into possession thereof is requested to 
transmit it forthwith to the Principal Officer , Mer 
cantile Marine Department, Bombay / Calcutta , 

GOVERNMENT OF INDIA 
CERTIFICATE OF COMPETENCY 

AS 
ENGINE DRIVER OF A FISHING VESSEL PROPELLED 

BY 
INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
National Emblem 

No. 
( Issued by the Government 
of India ) 


G . S. R. 658 . - -In exercise of the powers conferred by clause 
( e ) of section 87 read with section 81 of the Merchant Ship 
ping Act, 1958 (44 of 1958 ), the Central Government hereby 
makes the following rules to amend the Merchant Shipping 
(Certificates of Competency) Rules , 1961, namely — 


1. ( 1 ) These rules may be called the Merchant Shipping 

(Certificates of Competency ) Amendment Rulcs , 
1973 . 


SEC . 360 


1231 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973 / ASADHA 2 , 1895 


" 33 घ श्रेणी के स्टेशनों पर सिगनल . - घ श्रेणी के स्टेशन 

पर गाड़ी को हर दिशा के लिए एक एक सेमाफोर स्टाप 
सिगनल द्वारा या हाथ सिगनल दवारा था किसी 
दूसरे ऐसे तरीके द्वारा जिसका प्राधिकार विशेष अनदेशों 
द्वारा किया गया हो , रोका जा सकता है " । 


[ सं . 73/ संरक्षा ( ए . एण्ड आर./ 29 / 8 (61 ) ] 

एच. एफ . पिंटो, सचिव 


To 

Whereas you have been found duly qualificd to fulfil the 
duties of Engine Driver of a Fishing Vessel propelled by 
Internal Combustion Engines not cxceeding 282 Brake Horse 
power, the Central Government in exercise of its powers 
under the Merchant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958 ) and of 
all other powers enabling it in this behalf hereby grants you 
this Certificate of Competency . 

Dated this - ---.... - day of - - -- -- - - -- - - - 19 
Countersigned 
Registered in the 
Directorate General 
of Shipping , Bombay. 

Director General of Shipping . 
Signature of the person to whom 
this certificate is issued--- - -- --- 
Date of Birth 
Place of Birth 
This certificate is given upon an Examination passed at 
- -- - on the - - - - day of - - - - - - 19 
Issued at the port of -- - -- - - - - -- - 
on the - ... - - - - - day of - - -- - - - 19 

Principal Officer , 
Mercantile Marine Department. 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(Railway Board ) 
New Delhi, the 2nd June, 1973 


G . S. R. 659 . --In exercise of the powers conferred by 
sub section ( 1 ) of section 47 of the Indian Railways Act , 
1890 ( 9 of 1890 ), the Central Government hereby makes 
the following rulos further to amend the Open Lines (Rail 
ways in India ) General Rules, 1929 , namely : 


I. Short title and commencement : ( 1 ) These rules may bo 
called the Open Lincs ( Railways in India ) General Amend 
ment Rules, 1973 . 


(2 ) Thoy shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazetto . 


II. In Part 1 of the Open Lines (Railways in India ) 
General Rules, 1929 , for rules 33, the following rule shall 
be substituted, namely : 


ADDITIONAL QUALIFICATIONS 


Notes : 


" 33 . Signals at Class D stations . At a Class D sta 

tion , a train may be stopped cither by a Semaphore 
Stop Signal for cach direction or by a hand signal 
or in such other manner as may be authorised by 
special instructions. " 


( 1) A certificate which has been cancelled or suspended 

should be delivered up as required by section 378 
of the Merchant Shipping Act, 1958 ; any person who 
fails to do so shall be punishable with fine which 
may extend to Rs . 500. 


[ No. 73 / Safety ( A & R ) / 29 / 6( 61)] 

H . F. PINTO, Secy . 


( 2 ) Any person other than the holder of a certificate 

who comes into possession thereof is requested to 
transmit it forthwith to the Principal Officer , Mer 
cantile Marine Department, Bombay / Calcutta. 


[ F. No. 67- MA( 11)/ 72 ] 
V . V . SUBRAHMANYAM , Dy. Secy , 


श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( भम और रोजगार विभाग ) 
मई दिल्ली, 29 मई 1973 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड ) 
मई दिल्ली, 2 जून, 1973 


सा , का . नि . 860. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम और 
रोजगार विभाग के रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अाथियों के 
लिए प्रशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्रों में वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों पर 
भी की पति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम 
बनाते है , अर्थात् : 


सा . का . मि . 659. - भारतीय रेल अधिनियम 1890 (1890 का 
9) की धारा 47 की उप- धारा (1) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार चालू लाइन ( भारतीय रेलें) सामान्य 
नियम , 1929 में आगे संशोधन करने के लिए एसद्वारा निम्न 
लिखिस नियम बनाती है अर्थात् : 


1. संक्षिप्त माम और प्रारम्भ, — (1) नियमों का नाम अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्याथियों के लिए प्रशिक्षण 
एवं निदेशन केन्द्र ( वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम , 1973 


___ 1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ . - (1) नियम चालू लाइन ( भारतीय 
रेलें ) सामान्य संशोधन नियम , 1973 कहे जागेंगे । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे । 


2. ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लाग 

होंगे । 


2. लाग होना. ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ । 
में विनिर्मविष्ट पदों को लागू होंगे । 


2. चालू लाइन (भारतीय रेल) आमान्य नियम , 1929 के भाग 
1 में 33 की जगह निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, 
अर्थात् : --- 


3. पसंख्या, बगीकरण और वेतनमान : - उक्त पदों की संख्या, 
उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान के होंगे जो उक्त अनुसूची 
के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट । 


- - - - - - 


1232 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 1973 /ASADHA 2 , 1895 

[ PART II 

- -- - -- -- - - - - - - - - -- - - -- - - 
4. आय, सीमा, भर्ती की गति और अन्य अर्हताएं . -- उक्त परन्स यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह 
पदों के लिए आयु सीमा , अर्हताएं , भी की पद्धति की और ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षाकार को लागू स्वीय विधि के 
उनर्ग राम्बन्धित अन्य बातें वे हाँगी जो उपर्युक्त अनुसुची के रतंभ अधीन अनुज्ञेय है और ऐमा करने के लि0 अन्य आधार मौजूद है तो 
5 से 13 तक में विदिष्ट है " 

वहकिसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 
परन्तु, अनुसूची के सतंभ 6 मं विदिष्ट अधिकतम आय 

6. शिथिल करने की शक्ति. . जहां केन्द्रीय सरकार की राय 
सीमा , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निकाले गए साधारण 

हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है यहां यह, उसके लिए 
आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनराचित जनजातियों 

जो कारण है उन्हें लेखाजद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को 
और अन्य विशेष प्रवर्ग के क्तियों के संबंध में शिथिल की 
जा सकेंगी । 

किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , आदेश द्वारा , 

शिथिल कर सकेगी । 
5. निरर्हताएं : - वह व्यक्ति 
( क ) जिसने ऐसे क्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी 

7.व्यास. - इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों 
जीवित है , विवाह किया है , या 

और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय 

सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए आदेशों 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हए 

के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनगचित जनजातियों और अन्य 
किसी व्यक्ति से विवाह किया है । 

विशेष प्रयगो के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित 
उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


। 


अनुसूची 


श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ) अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के अभ्याथियो के लिए प्रशिक्षण 

एवं निर्देशन केन्द्रों में भर्ती नियम 


5 


पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण 

वेतनमान चयन पर अथवा मीधे भर्ती किए सीधे भर्ती किए जाने वाले 

अचयन पद जाने वाले व्यक्ति व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 

व्यत्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 
प्रायु सीमा 

- - - - - - - 

7 
1 . उच्च श्रेणी ( 4,दिल्ली कानपुर, केन्द्रीय सरकार सेवा, 130- 5- 160- 8-200 अचयन । लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
लिपिक जबलपुर और वर्ग 3, अराज - दरो०- 8- 25 6- 8 
मद्रास, प्रत्येक में पत्रित , अननुसचि 280- 10- 300 २० 

वीय 
सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की काला- भर्ती की पद्धति /भर्ती प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किंन 
व्यक्तियों के लिए विहित प्रायु वधि यदि हो प्रोन्नति द्वारा या प्रति - द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां समिति हो तो उसकी परिस्थितियों में संघ 
पौर शैक्षिक महंताएं प्रोन्नतो नियुक्ति / स्थानान्तरण जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्था - संरचना 

लोक सेवा आयोग से 
की वणा में लागू होगी या नहीं द्वारा तथा विभिन्न नान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 
पद्धतियों द्वारा भरी 
जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


8 


10 


12 


13 


लागू नहीं होता 


वो वर्ष 


1. प्रोन्नति द्वारा , प्रोन्नति : निम्न श्रेणी लिपिक , वर्ग 3 विभागीय लागू नही होता 
जिसके न होने पर जिनकी उस श्रेणी में 5 वर्ष की प्रोन्नति समिति 
प्रतिनियुक्ति या सेवा हो । 
स्थानान्तरण द्वारा 

प्रतिनियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिक , 
जिनकी राज्य नियोजन सेवा 
में उस श्रेणी में 5 वर्ष की 
सेवा हो । ( प्रतिनियुक्ति 
की अवधि सामान्यत : 3 वर्ष 
से अनधिक ) 
स्थानान्तरण : केवल उन्हीं 
व्यक्तियों का होगा , जो 
सदृश या समतुल्य पदों पर है । 


- 


-. .. - . 


- - 


- 


SEC. 3(i)]] 


1233 


se: _ 


THE ONETE OF INDIA 


NE2.1 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973 / ASADHA 2, 1895 

- - - - - - - -- - - - -- - - - ---- - 


2 


- यथोक्त 


2. निम्न श्रेणी 4, विस्ली कानपुर, 
लिपिक 

जबलपुर और 
मद्रास , प्रत्येक में 


110- 3-131-4- 155- लागू नही होता 
परो० - 4 - 175- 5 
180 रु . 


- - -- - - - - - - - - - - 
18 और 23 2. (i ) मैट्रिक या समतुल्य 
वर्ष के बीच ( ii ) टंकण में 30 शब्दों की 

न्यूनतम गति , परन्तु : 
( झ ) ऐसा व्यक्ति भी जिसके 
पास ट्रंकण में उस महता नहीं 
है, इम शर्त के अधीन नियुक्त 
किया जा सकेगा कि वह 
वेतनमान में वृद्धि लेमे या उस 
श्रेणी में स्थायिक्ता या पुष्टि 
करण का सम तक हकदार 
नही होगा जब तक कि वह 
टंकण में प्रति मिनट 30 शब्दों 
को गति प्राप्त नहीं कर लेता 


और 


( ख ) कोई शारीरिक रूप 
से प्रसुविधाग्रस्त व्यक्ति, जो 
अन्यथा लिपिकीय पद धारण 
करने के लिए अहित है, किन्तु 
टंकड़ में उक्त पार्हता नहीं 
रखता है, इस शर्त के प्रधान 
नियुक्त किया जा सकेगा 
कि प्रसुविधामस्तों के लिए 
रोजगार वफ्तर से संलग्न 
चिकित्सा गोई या ऐसा कोई 
नहीं है वहाँ, सिविल सर्जन यह 
प्रमाणित कर वे कि ऐस । 
व्यक्ति टाइप करने के योग्य 
नहीं है । 
पाठवें स्तर तक उत्तीर्ण 


3. दफ्तरी 


( 4, दिल्ली, कानपुर केन्द्रीय सरकार सेवा , 75- 1-85-40रो०-2- लागू नहीं होता 18 और 25 
जबलपुर और वर्ग 4 पराज - 95 १० 

___ वर्ष के बीच 
मद्रास , प्रत्येक में पत्रित 

एक ) 
( 4, बिल्ली, कानपुर -यथोक्त 70- 1- 80-40रो०-1 . लागू नहीं होता 18 और 25 
जबलपुर पीर 

85६० 

वर्ष के बीच 
मद्रास , प्रत्येक में 


4. अपरासी 


प्राठवें स्तर तक उत्तीर्ण 


-यथोक्त 


5. मारकमा सर्वे ( 4, दिल्ली , कानपुर 
चौकीदार जबलपुर और 

मद्रास, प्रत्येक में 


70- 1-80-40रो०- 1- लागू नहीं होता 18 और 25 
85 रु . 

_ वर्ष के बीच 


पांछनीय 
प्राथमिक स्तर तक उत्तीर्ण 


12 


13 


जानकारी 
भी प्राण पत्र का 

कहना हर माह की 


10 

11 
2. सीधी भर्ती धारा लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


_ .. . . _ . 


[ संख्या ही . जी . ई . टी./ 88 /25/ 10-ई -2] 

जी . जगन्नाथन् , उप-सचिव 


33G of 1/ 73 - 3 


1234 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23, 1973 /ASADHA 2 , 1895 

[PART 11 
- - - - - - - - - - = - = - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - 

---- = - = = - - - - = = 
MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 

Provided that the upper age limit specified in column 6 of 

the Schedule may be relaxed in the case of Scheduled Castes 
(Department of Labour and Employment) 

und Scheduled Tribes and other special categories of persons 
New Delhi, the 29th May , 1973 

in accordance with the general orders issued by the Central 

Government from time to time. 
G . S . R . 660. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President 5 Disqualifications : - - No person , 
hereby makes the following rules regolating method of rec 
ruitment to Class III und Class IV posts in the Coaching 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with 
cum -Guidnace Centres for Scheduled Castes or Scheduled 

a person having a spouse living, or 
Tiibes Candidates , under the Directorate General of Employ 
ment and Training, Department of Labour and Employment 

(b ) who , having a spouse living has entered into or 
namely : 

contracted a marriage with any person , 
1 . Short title and commencement : ( 1) These rules may be 

shall be eligible for appointment to the said posts: 
called the Coaching- cum -Guidance Centres for Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes Candidates (Class III and Class 

Provided that the Central Government may , if satisfied that 
IV posts) recruitment Rules, 1973 . 

such måltiage is permissible under the Personal Luw appli 

cable to such person and the other party to the marriage 
(2 ) They shall come into force on the date of their pub 

and there are other grounds for so doing, exempt any person 
Tication in the Official Gazette . 

fiom the operation of this rule . 
2 . Application : — These rules shall apply to the posts spe 
cified in column 1 of the Schedule annexed hereto . 

6 . Power to relax : Where the Central Government is 

of opinion that it is necessary or expedient so to do , It may 
3 . Number, classification and scale of pay : - -- The number 

by order, and for reasons to be recorded in writing relax 
of thự said posts; their classification and the scale of pay Any of the provisions of these rules with respect to any 
attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of class or category of persons or posts . 
the said schedule . 

7 . Saving — Nothing in these rules shall affect reservations 
4 . Age limit method of recrultment, and other qualifica and other concessions required to be provided for Scheduled 
Hons : The age limit, qualifications, method of recruitment Castes , Scheduled Tribes and other special categories of per 
and other matters relating to the said posts shall be as ypc sons in accordance with the orders issued by the Central 
cified in columns 5 to 13 of the Scheduled aforesaid : 

Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 
Recruitment Rules for Coaching -cum -Guidance Centres for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates , Ministry of Labour and 

Rehabilitation (Directorate General of Employmont and Training) . 


Post 


No. of posts 


Classification 


Scale of pay 


Whether 

Age limit Educational and other 
selection post for direct qualifications required for 
or non -selection recruits direct recruits 
post 


6 


1. Upper Divi 

sion Clerk 


Not 
applicable 


Not applicablo 


Central Govern - Rs. 130 -5 - 160- 8 - Non - selection 
( one each atment Service Class 200 -EB - 8 - 256 - 8 
Delhi, Kanpur, JII Non -gaze - 280- 10 - 300 
Jabalpur, and tted . Ministerial 
Madras ) 


Whether age and Period of pro - Method of recruit. In case of recruitment by pro If a Departmental Circumstances in 
educational qualifi- bation , if any ment whether by direct motion / deputation transfer promotion Co - which UPSC is 
cations prescribed 

recruitment or by pro - grados from which promotion / mmittec cxists , to be consulted 
for the direct recrui 

motion /by deputation deputation transfer to be what is its compo - in making re 
ts will apply in the transfer and percenta - made 

sition 

cruitment 
case of promotees 

go of the vacancies to 
be filled by various 
methods 


9 


10 


12 


13 


1. Not applicablo 


Two years 


By promotion failing Promotion 

Class III Depart. Not applicable 
which by deputation Lower Division Clerks with inental Promotion 
or transfer. 

5 years service in the Committee 
grade. 


Deputation 


Lower Division Clerks with 

5 years service in the grade 
in the State Employment 
Service . (period of de 
putation ordinarily not 
cxcccding 3 years) 


Transfer is to be effected only 

of persons holding similar 
or cquivalent posts . 


Src . 3 (1)] 


1235 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 23 , 1973 /ASADHA 2 , 1895 
- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- -- - - : - - - - - - - - - - - - - -- 


- 


- - - - 


- - - - 


2 


3 


Not applicable 


2 . Lower 

Division 
Clerk , 


- - - - 
Central Govern - Rs. 110 - 3 - 131-4 . 
( ono cach at ment Service 155- EB -4 - 175- 5 
Delhi, Kanpur , Class III Non - 180 . 
Jabalpur and gazetted Minis 
Madras ) . 

terial, 


Between 18 (i) Matriculation or 
and 25 years. equivalent, 

( u ) Minimum speed of 

30 words in type 

writing , Provided ; 
(a ) that a person not poss 

cssing the said qualifi 
çation in type Writing 
may be appointed subject 
to the condition that 
he will not be eligible 
for drawing increment 
in the payscale or for 
Quasi-permanency or 
for confirmation in the 
grade till he acquires 
a speed of 30 words 
per minute in Type 

writing, and 
( b ) that a physically handı 

capped person who is 
otherwise qualified 10 
hold a clerical post but 
does not possess the 
said qualification in 

Typewriting may be 
appointed subject to 
the condition that the 
medical board attached 
to the Employment cx 
change for handicapped 
or where there is no 
such board , the Civil 
Surgeon certifies that 
the said handicapped 
person is not in fit 
condition to be able to 

type . 
Between 18 A pass in the 8th standard , 
and 25 years 


3. Daftry 


75- 1 - 85 - EB - Not applicable 
2 - 95 


4 . Peon 


70 - 1 - 80 - EB - Not applicable Between 18 

and 25 years 


A pass in the 8th standard . 


1 - 85 


Central Govern - Rs. 
(One cach at ment Service 
Delhi, Kanpur , Class IV Non 
Jabalpur and gazetted . 
Madras ) 

Central Govern - Rs. 
( onc cach at ment Service 
Delhi, Kanpur , Class IV Non 
Jabalpur and gazetted 
Madras) 

Central Govern - Rs . 
( one each at ment Service , 
Delhi, Kanpur , Class IV Non 
Jabalpur and gazetted . 
Madras ) 


5 . Sweopcr cum 

Chowkidar. 


70 - 1 - 80 - EB - Not applicable Betwçen 18 
1 -85 

and 25 ycars 


Desirable : 
Primary Standard passed , 


- 


- - 


- 


- 


- 


10 


12 


13 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


2 . Not applicable 
3 . Not applicable 
4 . Not applicable 
5 . Not applicable 


two years 
two ycars 
two years 
two years 


By direct recruitment 
By direct recruitment 
By direct recruitment 
By direct recruitinent 


11 
- - -- 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 


Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 
Not applicable 


Not applicable . 
Not applicablo 
Not applicable 
Not applicable 


[No. DGET /68 / 25 /70 -EE II ) 
G . JAGANNATHAN , Dy. Secy , 


- 


- -- - - -- : = 


. - = - . 


- - 


- - - 
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW per HI 
AND PUBLISHED BY TIIE CONTROLLER OF PUALICATIONS, DELIII- 6 , 1973 


